सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 833 राँची, गुरुवार , 


24 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


, 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
25 सितम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या -06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5141 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री रणजीत सिंह , 
अपर लोक अभियोजक , देवघर ( वेतनमान 15,600-39,000/ -रूपये , ग्रेड पे-6600) को विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000 /-रूपये, ग्रेड 
पे-7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू. 78,800/-) के पद पर प्रोन्नति देते 
हुए 

लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय , देवघर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


-- 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5142 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री सहसराम 
पाण्डेय , अपर लोक अभियोजक , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड पे 
6600 ) को विभगीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान 
15,600-39,000/ -रूपये, ग्रेड पे -7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल -12, 
रू ० 78,800/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सरायकेला 
खरसावाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 अक्टूबर , 2019 
संख्या -06/ लो अभिप्रो०) -04/ 2018- 5143 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अनिल कु 0 
पाण्डेय , अपर लोक अभियोजक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची ( वेतनमान 15,600 
39,000/-रूपये, ग्रेड पे-6600 ) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक 
अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000/ -रूपये, ग्रेड पे-7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन 
लेबल -12 रू० 78,800 /-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय , 
गुमला के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या -06/ लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5144 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री सुनील चन्द्र 
श्रीवास्तव, अपर लोक अभियोजक , गिरिडीह ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड पे-6600 ) को 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान 15,600-39,000 / 
रूपये, ग्रेड पे -7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू० 78,800/-) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, साहेबगंज के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5145 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री सुशील कुमार 
जायसवाल , अपर लोक अभियोजक , छूटी (वेतनमान 15,600-39,000 / -रूपये, ग्रेड पे-6600 ) को 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000 / 
रूपये, ग्रेड पे-7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू० 78,800 /-) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


- 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5146 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री संजीव कु 0 
सिन्हा, अपर लोक अभियोजक , पलामू ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड पे -6600 ) को विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड 
पे -7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू. 78,800/-) के पद पर प्रोन्नति देते 
हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, छूटी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


- 


संख्या-06/ लो अभिप्रो०)-04/ 2018- 5147 / झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री ओम प्रकाश 
तिवारी , अपर लोक अभियोजक , धनबाद ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये , ग्रेड पे-6600 ) को 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000 / 
रूपये, ग्रेड पे -7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12 , रू ० 78,800/-) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


8. संख्या-06 / लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5148 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अनिल कु 0 सिंह-I, अपर 
लोक अभियोजक , धनबाद ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड पे -6600) को विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये, ग्रेड पे-7600 सातवें वेतन 
पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12 , रू० 78,800/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक, जिला 
अभियोजन कार्यालय , राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 21 अक्टूबर , 2019 


3 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5149 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री ब्रम्हदेव 
पाण्डेय , अपर लोक अभियोजक , देवघर ( वेतनमान 15,600-39,000/-रूपये , ग्रेड पे -6600 ) को 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान 15,600-39,000 / 
रूपये, ग्रेड पे-7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू ० 78,800/-) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5150 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री महेश प्रसाद , 
अपर लोक अभियोजक , गढ़वा ( वेतनमान 15,600-39,000 /-रूपये, ग्रेड पे-6600 ) को विभागीय प्रोन्नति 
समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 15,600-39,000/ -रूपये, ग्रेड पे -7600 
सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, रू० 78,800 /-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए 

लोक 
अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय , पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। 


- 


, 


संख्या-06/ लो अभि ० प्रो ०)-04/ 2018- 5151 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री मणिकांत 
विजय कुमार किंडो, अपर लोक अभियोजक, सरायकेला- खरसावां ( वेतनमान 15,600-39,000 /-रूपये, 
ग्रेड पे-6600) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक ( वेतनमान 
15,600-39,000 /-रूपये, ग्रेड पे -7600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन लेबल-12, 
रू ० 78,800/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय , चाईबासा के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


i . 


यह प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी। 


ii. 


नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से 


अनुमान्य होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 833 50 


